इसे वेबसाईट www. govtpressmp . nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य प्र 


सत्यम 


- 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 51 ] 


भोपाल , मंगलवार , दिनांक 31 जनवरी 2017 - माघ 11, शक 1938 


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2017 


क्र . एफ - 20 - 01 - 2016 - सत्रह - मेडि - 1. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलिपिकीय ( संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से 
संबंधित ) तृतीय श्रेणी सेवा भरती नियम , 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

संशोधन 


उक्त नियमों में, 


1 . 


अनुसूची - एक में , शीर्षक विविध के अधीन, अनुक्रमांक 65 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित 
अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् : 


अनुक्रमांक 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


सेवा में सम्मिलित 
पदों का नाम 

( 2 ) 


पदों की 
संख्या 
( 3 ) 


नियुक्ति 
प्राधिकारी 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


" 65 - ए. 


78 


तृतीय - श्रेणी 


9300 - 34800 + 3600 संचालक चिकित्सा 
ग्रेड वेतन 

सेवाएं . ". 


उप जिला विस्तार तथा माध्यम 
अधिकारी ( समन्वय ) / उप जिला 
विस्तार तथा माध्यम अधिकारी 
( स्वास्थ्य शिक्षा) / उप जिला 
विस्तार तथा माध्यम अधिकारी . 


101 


102 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2017 


wamme 


animum 


- 


2. 


अनुसूची- दो में , शीर्षक विविध के अधीन , अनुक्रमांक 65 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक 
तथा उनसे संबंधित प्रविष्यिां अन्त : स्थापित की जाएं , अर्थात् : 


अनुक्रमांक 


सेवा का नाम 


पदों की 
कुल संख्या 


भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता 
सीधी भरती द्वारा सेवा के सदस्यों अन्य सेवाओं से 
[ नियम 6 ( क ) की पदोन्नति व्यक्तियों के 
देखिए] 

द्वारा [ नियम अस्थाई स्थानांतरण 
6 ( ख ) देखिए] द्वारा [ नियम 6( ग ) 

देखिए 
( 5 ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


" 65 - ए. 


78 


100 
प्रतिशत 


उप जिला विस्तार तथा माध्यम 
अधिकारी ( समन्वय ) / उप जिला 
विस्तार तथा माध्यम अधिकारी 
( स्वास्थ्य शिक्षा) / उप जिला 
विस्तार तथा माध्यम अधिकारी. 


3. 


अनुसूची- चार में , अनुक्रमांक 14 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित 
प्रविष्यिां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् : 


अनुक्रमांक 


विभागीय पदोन्नति समिति 


आवश्यक अनुभव 
एवं अर्हताएं 


उस पद का नाम 
जिससे पदोन्नति की 

जानी है 
. ( 2 ) 


उस पद का नाम 
जिस पर पदोन्नति 
की जानी है 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


. 


( 5 ) 


" 14- ए . 


6 वर्ष 


खण्ड विस्तार प्रशिक्षक / 
स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार 
अधिकारी ( तृतीय - श्रेणी 
सेवा ) . 


उप जिला विस्तार तथा 
माध्यम अधिकारी ( समन्वय ) / 
उप जिला विस्तार तथा माध्यम 
अधिकारी ( स्वास्थ्य शिक्षा) / 
उप जिला विस्तार तथा 
माध्यम अधिकारी 


संचालनालय स्तर पर 
1. ज्येष्ठतम संयुक्त संचालक , 
__ स्वास्थ्य सेवाएं ( मुख्यालय ) - अध्यक्ष . 
.. 2. संयुक्त संचालक , स्वास्थ्य सेवाएं 
__ _ - योजना (मुख्यालय ) - सदस्य . 
3. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं अविज्ञप्त 

स्थापना (मुख्यालय ) - सदस्य . 
4. प्रशासकीय अधिकारी ( कार्यालय ) 

- सदस्य. ". 


4. 


अनुसूची - पांच में , कॉलम ( 3 ) में , अनुक्रमांक 34 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक 
तथा उनसे संबंधित प्रविष्यिां अन्तःस्थापित की जाएं , अर्थात् : 


जिला स्तर 


संभाग स्तर 

( 2 ) 


राज्य स्तर 
( 3 ) 


( 1 ) 


" 34 - ए. उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी ( समन्वय )/ उप 
जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी ( स्वास्थ्य शिक्षा) / उप जिला विस्तार 
तथा माध्यम अधिकारी . ". 


FECT. 16145 , fatich 31 Jan 2017 


102 ( 1 ) 


No. F -20 -01- 2016 - XVII-medi- 1 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in 
the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department Non -Ministerial (related torthe Directorate 
of Health Services ) Class -III Service Recruitment Rules, 1989 , namely : 


AMENDMENTS 


In the said rules, 


1 . 


In Schedule -I, under the heading “Miscellaneous , after serial number 65 and entries relating 
thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely :- -- 


Name of posts included 

in the Service 


Number Classification 
of posts 


Pay Scale 


No. 


Appointing 
Authority 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


78 


Class -III 


9300 - 34800 + 3600 

Grade Pay 


Director of Medical 

Services.” , 


“ 65 - A . Deputy District Extension and Media 

Officer ( Co -ordination )/Deputy District 
Extension and Media Officer (Health 
Education )/Deputy District Extension 
and Media Officer. 


In Schedule - II, under the heading Miscellaneous , after serial number 65 and entries relating 
thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely : 


S . 


Name of Service 


WWW 


Total 
No . of 
Posts 


. 


. 


Percentage of number of posts to be filled in 
By direct By promotion of By temporary transfer 
recruitment members of of persons from 
[vide rule 6 service 

other services 
(a )] [vide rule 6 (b ) ] [vide rule 6 (c)] 

(5 ) 


( 1) 


(4 ) 


78 


100 % 


" 65- A . Deputy District Extension and Media 

Officer (Co - ordination )/Deputy District 
Extension and Media Officer (Health 
Education )/Deputy District Extension 
and Media Officer . 


NEMA 


3. 


In Schedule - IV , after serial number 14 and entries relating thereto , the following serial number 
and entries relating thereto shall be inserted , namely :- - . 


S . 


No. 


: 


Name of the posts from 

which promotion 

is to be made 


Name of the posts to 
which promotion 

is to be made 


Departmental Promotion 

Committee 


Essential 
Experience 

and 
qualification 


( 2) 


- (3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


6 years 


“ 14 - A . Block Extension Educator/ 

Health Education Extension 
Officer (Class-III Service ) 


Deputy District Extension 
and Media Officer 
(Co- ordination )/ Deputy 
District Extension 


At Directorate Level 
1. Senior Most Joint Director 
of Health Services (Head 
Office ) — Chairman 


102 ( 2 ) 


EZYGOT 176143 , farlic 31 Hart 2017 


. 


(1) 


(2) 


(5 ) 


and Media Officer 
(Health Education ) 
Deputy District Extension 
and Media Officer 


2 . Joint Director of Health 

Services Planning (Head 

Office) - Member 
3. Deputy Director of Health 

Services Non -Advertised 
Establishment Planning 

(Head Office ) - -Member . 
4 . Administrative Officer 

(Office )” — Member . 


In Schedule - V , in column (3 ), after serial number 34 and entries relating thereto , the following 
serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely : 


District level 


Divisional level 

( 2 ) 


State Level 

(3 ) 


* 34 - A . Deputy District Extension and Media Officer (Co -ordination ) 
Deputy District Extension and Media Officer (Health Educatin )Deputy 
District Extension and Media Officer.” . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सूरज डामोर , सचिव . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 . 


